निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 10 


पटना , 


19 फाल्गुन , 1931 ( श ० ) 
बुधवार, 

10 मार्च, 2010 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


पुर: स 


2-8 


भाग-1 नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी 

और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 
भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश। 


या 


भाग- 5 — बिहार विधान मंडल में : स्थापित 
विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 

उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक । 


भाग-1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई० एससी o , 

बी 0 एस . बी ० एससी ० , एम 0 ए 0 , 
एम ० एससी ० , लॉ भाग-1 और 

2 , 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी ० एस ० ई ० , डीप ० - इन 
एड 0, एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 
परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

अनुमति मिल चुकी है । 


भाग -8 — भारत की संसद में पुर: स्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर: स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग-1- ग — शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग - 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम , आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 

9-10 


भाग - 9 - विज्ञापन 


भाग- 9- क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग- 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं 

और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण। 


भाग -9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 
न्यायालय 

और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


सूचनाएं 


पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 10 मार्च 2010 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


निगरानी विभाग 


अधिसूचना 

26 फरवरी 2010 
सं 0 नि ० वि ० स्था0-123 / 08-985 — निगरानी विभाग की अधिसूचना संख्या -6327 , दिनांक 18 नवम्बर 2008 द्वारा 
निगरानी विभाग के अधीन विशेष (निगरानी) इकाई में अनुबंधित शर्तों पर बिल्कुल अस्थायी रूप से नियुक्त केन्द्रीय अन्वेषण 
ब्यूरो से सेवा -निवृत्त पुलिस पदाधिकारियों की सेवाएँ एक वर्ष के लिए विस्तारित की गयी थी । यह अवधि दिसम्बर 2009 में 
समाप्त हो चुकी है । अतएव मंत्रिपरिषद् के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया था कि वैसे सेवा -निवृत्त ( सी 0 बी 0 आई0) पुलिस 
पदाधिकारियों एवं वरीय लोक अभियोजक / जिला विधि सलाहकार जो नवम्बर 2010 के बाद 65 वर्ष की आयु पूरी करते हैं 
उन्हें अगले एक वर्ष के लिए संशोधित नवीन अनुबंध के शर्तों पर ही कार्यरत रखा जाय । दिनांक 22 दिसम्बर 2009 को 
मंत्रिपरिषद के निर्णय के आलोक में नीचे दी गयी तालिका में कार्यरत अधिकारियों को कॉलम -4 में अंकित तिथि तक पुनः 
संशोधित नए अनुबंध की शर्तों के अनुरूप बिल्कुल अस्थायी तौर पर एक वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है । 

2. इन पुलिस अधिकारियों / वरीय लोक अभियोजक / विधि सलाहकार को राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत संशोधित 
नवीन अनुबंध पत्र पर पुनः एकरारनामा करना होगा । 
3. अन्य शर्ते पूर्ववत रहेंगी । 

पूर्व अनुबंध 

एक वर्ष के लिए 
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से सेवा -निवृत्त अधिकारियों के नाम 

अनुबंध के नवीकरण 
की तिथि । 

की अन्तिम तिथि । 


क्र ० 


1 


2 


3 


4 


1 


श्री एन० एन० सिंह, सेवा -निवृत्त पुलिस अधीक्षक ( सी 0 बी 0 आई0) 


29.11.2009 


30.11.2010 


2 


30.11.2009 


01.12.2010 


3 


29.11.2009 


30.11.2010 


4 


01.12.2009 


02.12.2010 


श्री ध्रुव कुमार पाण्डेय , से0 नि 0 वरीय लोक अभियोजक 
( सी 0 बी 0 आई0 ) 
श्री आर0 के 0 शर्मा, से0 नि 0 पुलिस निरीक्षक ( सी 0 बी 0 आई0 ) 
श्री बी 0 एल 0 तिवारी, से0नि 0 पुलिस निरीक्षक ( सी 0 बी 0 आई0 ) 
श्री बी 0 डी 0 सिंह, से0नि 0 पुलिस निरीक्षक ( सी 0 बी 0 आई0) 
श्री एल 0 आर0 पटेल , से0नि पुलिस अवर निरीक्षक 
( सी 0 बी 0 आई0) 
श्री सी 0एल0 पटेल , से 0नि 0 पुलिस अवर निरीक्षक ( सी 0 बी 0 आई0 ) 


5 


01.12.2009 


30.06.2010 


6 


01.12.2009 


02.12.2010 


7 


01.12.2009 


02.12.2010 


. 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
आर0 के0 जैन, संयुक्त सचिव । 


बिहार गजट , 10 मार्च 2010 


3 


गृह(विशेष)विभाग 


अधिसूचनाएं 

18 फरवरी 2010 
सं ० के / कारा - रा 0 प0-05 / 08 / 1852 — श्री उमेश प्रसाद सिंह, काराधीक्षक ( सम्प्रति निलंबित ) के विरूद्ध प्रतिवेदित 
कतिपय आरोपों की जांच हेतु विभागीय अधिसूचना सं0 6132, दिनांक 6 जून 2008 द्वारा संस्थित विभागीय कार्यवाही का 
संचालन पदाधिकारी, प्रमंडलीय आयुक्त , पटना को नियुक्त किया गया था । तदनुसार श्री रवीन्द्र पवार, तत्कालीन प्रमंडलीय 
आयुक्त, पटना द्वारा संचालन पदाधिकारी के रूप में विभागीय कार्यवाही की सुनवाई पूर्ण की गयी, परन्तु श्री पवार के उक्त 
पद से स्थानान्तरित हो जाने के कारण विभागीय कार्यवाही सम्प्रति लंबित है । 

2. प्रासंगिक विभागीय कार्यवाही के संबंध में माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर सी 0 डब्लू0 जे0 सी 0 सं0 
11569/09 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 10 सितम्बर 2009 को पारित आदेश के अनुपालन के कम में श्री रवीन्द्र पवार, 
सम्प्रति सचिव, संसाधन, वित्त विभाग, बिहार, पटना को उक्त विभागीय कार्यवाही पूर्ण करने हेतु संचालन पदाधिकारी के रूप 
में पुनः नियुक्त किया जाता है । 

3. उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में सहायक कारा महानिरीक्षक , कारा निरीक्षणालय, बिहार, पटना यथावत रहेंगें । 

4. तदनुसार अधिसूचना संख्या 6132 , दिनांक 6 जून 2008 को उक्त हद तक संशोधित किया जाता है तथा शेष 
यथावत रहेंगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अश्विनी दत्तात्रय ठकरे, विशेष कार्य पदाधिकारी । 


19 फरवरी 2010 
सं ० के / कारा - रा 0 प0-04 / 07 / 1912– श्री शिवेन्द्र प्रियदर्शी, काराधीक्षक के विरूद्ध प्रतिवेदित कतिपय आरोपों की 
जांच हेतु विभागीय अधिसूचना सं0 9393 , दिनांक 23 अगस्त 2007 द्वारा संस्थित विभागीय कार्यवाही का संचालन पदाधिकारी , 
प्रमंडलीय आयुक्त, पटना को नियुक्त किया गया था । तदनुसार श्री रवीन्द्र पंवार, तत्कालीन प्रमंडलीय आयुक्त, पटना द्वारा 
संचालन पदाधिकारी के रूप में विभागीय कार्यवाही की सुनवाई पूर्ण की गयी, परन्तु श्री पंवार के उक्त पद से स्थानान्तरित हो 
जाने के कारण विभागीय कार्यवाही सम्प्रति लंबित है । 

2. प्रासंगिक विभागीय कार्यवाही के शीघ्र निष्पादन हेतु कार्यहित में श्री रवीन्द्र पंवार , सम्प्रति सचिव, संसाधन , वित्त 
विभाग, बिहार , पटना को उक्त विभागीय कार्यवाही पूर्ण करने हेतु संचालन पदाधिकारी के रूप में पुनः नियुक्त किया जाता 
है । 

3. प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी यथावत रहेंगें । 

4. तदनुसार अधिसूचना संख्या 9393, दिनांक 23 अगस्त 2007 को उक्त हद तक संशोधित किया जाता है तथा शेष 
यथावत रहेंगी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
अश्विनी दत्तात्रय ठकरे, विशेष कार्य पदाधिकारी । 


सं ० के 0 / कारा / वंदी पलायन -11 / 02-1982 

गृह (विशेष ) विभाग 


संकल्प 

22 फरवरी 2010 
श्री प्रताप नारायण सिंह, काराधीक्षक , बिहार कारा सेवा वरीयता क्रमांक 15 के अधीक्षक , मंडल कारा , कटिहार के 
पद पर पदस्थापन काल में दिनांक 13 अक्तूबर 2002/14 अक्तूबर 2002 को छ: बंदियों के पलायन की घटना में लापरवाही 
एवं अनियमितता बरतने संबंधी कारा महानिरीक्षक , बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित आरोपों की जांच हेतु विभागीय अधिसूचना 
संख्या 16742 , दिनांक 12 दिसम्बर 2006 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित कर प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, 
मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । 

2. विभागीय कार्यवाही के उपरांत संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन , संचिका में उपलब्ध आरोप, 
स्पष्टीकरण , द्वितीय कारण पृच्छा एवं सुसंगत कागजात की सम्यक समीक्षा के आधार पर आरोप अप्रमाणित पाये जाने की 
स्थिति में राज्य सरकार के निर्णयानुसार श्री सिंह को भविष्य में सतर्क रहने का निर्देश देते हुए विभागीय कार्यवाही को 
निष्पादित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
अश्विनी दत्तात्रय ठकरे, विशेष कार्य पदाधिकारी । 


4 


बिहार गजट , 10 मार्च 2010 


भवन निर्माण विभाग 


अधिसूचना 

25 फरवरी 2010 
संख्या - भवन/ स्था.पी. -3 - पदस्थापन-05 / 2001( अंश )-1545( भ. ) — श्री विनोद कुमार सिन्हा , नवप्रोन्नत सहायक निदेशक 
जिनकी सेवा पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या 9554 (एस. ) दिनांक 2 सितम्बर 2009 द्वारा पदस्थापन हेतु भवन 
निर्माण विभाग को प्राप्त है, को अगले आदेश तक सहायक निदेशक , गुण नियंत्रण क्षेत्रीय प्रयोगशाला, दक्षिण बिहार 
अंचल , पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
2. इस संबंध में पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या 346 ( भ ), दिनांक 18 जनवरी 2010 को विलोपित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
हृदय नारायण झा , विशेष सचिव । 


निबंधन , उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग , (निबंधन ) 


अधिसूचनाएं 

9 फरवरी 2010 
सं ० IV / स्था ० ( रा0 ) / इ - 810 / 2009-339 श्री मणि भूषण प्रसाद, जिला अवर निबंधक , औरंगाबाद को नियमित 
प्रोन्नति के फलस्वरूप स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक, सारण प्रमण्डल , छपरा के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० IV / स्था 0 ( रा० ) / इ - 810 / 2009-340 -श्री शत्रुध्न सिंह , जिला अवर निबंधक, रोहतास ( सासाराम) को 
नियमित प्रोन्नति के फलस्वरूप स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक सहायक निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० IV / स्था ० ( रा0) / इ - 810 / 2009-341— श्री शैलेन्द्र नाथ सिन्हा , जिला अवर निबंधक , जहानाबाद को नियमित 
प्रोन्नति के फलस्वरूप स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक , कोशी प्रमण्डल , सहरसा के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं० IV / स्था o ( राo) / इ - 810 / 2009-342— श्री अभिमन्यु कुमार राय, जिला अवर निबंधक, सहरसा को नियमित 
प्रोन्नति के फलस्वरूप स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक , दरंभगा प्रमण्डल, दरंभगा के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
सं ० IV / स्था ० ( रा0 ) / ई - 810 / 2009-343 -श्रीमती 

मुक्ता वर्मा, जिला अवर निबंधक , पूर्णियाँ को नियमित प्रोन्नति 
के फलस्वरूप स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक , तिरहुत प्रमण्डल , मुजफ्फरपुर के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० IV / स्था ० ( रा० ) / ई - 810 / 2009-344 -श्री दशमी राम, जिला अवर निबंधक, समस्तीपुर को नियमित प्रोन्नति 
के फलस्वरूप स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक, पूर्णियाँ प्रमण्डल , पूर्णियाँ के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं० IV / स्था 0 ( रा0) / इ - 810 / 2009-345 — श्री जमुना प्रसाद , अवर निबंधक , पारू (मुजफ्फरपुर) को कार्यकारी 
व्यवस्था के तहत् अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक अस्थायी रूप से जिला अवर निबंधक , रोहतास ( सासाराम) के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० IV / स्था 0 ( रा 0) / इ - 810 / 2009-346— श्री राज किशोर साह, अवर निबंधक, उदाकिशुनगंज (मधेपुरा ) को 
कार्यकारी व्यवस्था के तहत् अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक अस्थायी रूप से जिला अवर निबंधक , औरंगाबाद के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 


सं ० IV / स्था 0 ( रा 0) / इ - 810 / 2009-347 – श्रीमती नीलिमा लाल, अवर निबंधक , बड़हरिया (सिवान ) को 
कार्यकारी व्यवस्था के तहत् अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक अस्थायी रूप से जिला अवर निबंधक , सहरसा के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० IV / स्था ० ( रा0) / ई -810 / 2009-348— श्री रविन्द्र नाथ पाठक , अवर निबंधक , अरेराज ( पूर्वी चंपारण ) को 
अधिसूचना संख्या 1743, दिनांक -30.06.2008 को विलोपित करते हुए कार्यकारी व्यवस्था के तहत् अपने ही वेतनमान में अगले 
आदेश तक अस्थायी रूप से जिला अवर निबंधक, समस्तीपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


बिहार गजट , 10 मार्च 2010 


5 


सं ० IV / स्था ० (रा0) / ई - 810 / 2009-349 श्री अवधेश कुमार झा , अवर निबंधक , फारबिसगंज (अररिया) को 
कार्यकारी व्यवस्था के तहत् अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक अस्थायी रूप से जिला अवर निबंधक, जहानाबाद के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० IV / स्था o ( रा0) / इ - 810 / 2009-350 — श्री गोरख लाल विश्वास, जिला अवर निबंधक, पं0 चंपारण (बेतिया ) 
को उनके अभ्यावेदन के आलोक में स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक जिला अवर निबंधक , पूर्णियाँ के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० IV / स्था 0 ( रा0) / ई - 810 / 2009-351— श्री सुशील कुमार सुमन, अवर निबंधक , जगदीशपुर ( भोजपुर, आरा) 
को कार्यकारी व्यवस्था के तहत् अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक अस्थायी रूप से जिला अवर निबंधक , पं 0 चंपारण 
( बेतिया ) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० IV / स्था 0 ( रा0) / इ - 810 / 2009-352 - श्री जावेद अंसारी, अवर निबंधक, विक्रमगंज ( रोहतास) को उनके 
अभ्यावेदन के आलोक में स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक अवर निबंधक, परिहार (सीतामढ़ी) के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 

सं ० IV / स्था 0 ( रा 0) / ई - 810 / 2009-353— श्री राजेश कुमार सिंह, परीक्ष्यमान अवर निबंधक , मुजफ्फरपुर को 
अगले आदेश तक अवर निबंधक , उदाकिशुनगंज (मधेपुरा ) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० IV / स्था 0 ( रा0) / ई - 810 / 2009-354— श्री ऋषि कुमार सिन्हा , परीक्ष्यमान अवर निबंधक, वैशाली को अगले 
आदेश तक अवर निबंधक, पारू (मुजफ्फरपुर) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं० IV / स्था ० ( रा0) / ई - 810 / 2009-355— श्री प्रमोद कुमार, परीक्ष्यमान अवर निबंधक , पटना को अगले आदेश 
तक अवर निबंधक , बड़हरिया (सिवान) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० IV / स्था 0 ( रा०) / ई - 810 / 2009-356 श्री संजय कुमार, परीक्ष्यमान अवर निबंधक, जहानाबाद को अगले 
आदेश तक अवर निबंधक , जगदीशपुर (भोजपुर, आरा) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० IV / स्था ० ( रा0) / ई -810 / 2009-357 -श्री मनीष कुमार, परीक्ष्यमान अवर निबंधक , बेगुसराय को अगले 
आदेश तक अवर निबंधक , बलिया (बेगुसराय ) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० IV / स्था ० ( रा 0) / ई - 810 / 2009-358 -श्री मोहन कुमार, परीक्ष्यमान अवर निबंधक , अररिया को अगले आदेश 
तक अवर निबंधक , जयनगर (मधुबनी) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० IV / स्था ० ( रा0) / ई -810 / 2009-359 — एल 0 पी 0 ए0 संख्या -692 / 99 एवं एम 0 जे0 सी 0 संख्या 
1938/2000 में पारित न्यायादेश के आलोक में 36 वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में बिहार लोक सेवा आयोग की संशोधित 
अनुशंसा सूची के आधार पर बिहार नियोजन सेवा से संवर्ग परिवर्तन के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना संख्या 2660, दिनांक 
15 अक्तूबर 2009 के द्वारा बिहार निबंधन सेवा में नियुक्त श्री उदय कान्त मिश्र, प्रशिक्षु अवर निबंधक, नवादा को अगले 
आदेश तक अवर निबंधक , मसौढ़ी ( पटना) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अर्जुन प्रसाद , संयुक्त सचिव । 


वाणिज्य कर विभाग 


प्रसाद 


अधिसूचनाएं 

2 मार्च 2010 
सं ० 6 / गो0-34-14 / 2007-873 / वा 0 क 0 — श्री हरिद्वार 

सिंह, बि ० वि ० से 0 , सम्प्रति 
वाणिज्य - कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन ), तिरहुत एवं सारण प्रमंडल , मुजफ्फरपुर को अपने कार्यों के 
अतिरिक्त अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन ), दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा के 
पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-14 / 2007-874 / वा 0 क 0 श्री महेश्वरी कुमार वर्मा, वि 0 वि 0 से0, सम्प्रति 
वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), पूर्णिया प्रमंडल , पूर्णिया को अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले 
आदेश तक के लिए वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर के पद पर 
नियुक्त किया जाता है । 
सं ० 6 / गो0-34-14 / 2007-875 / वा 0 क 0 — श्रीश्री नवनीत नन्दन 

सहाय , बि 0 वि 0 से 0 , सम्प्रति 
वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय), बिहार, पटना, अतिरिक्त प्रभार वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त 
( अंकेक्षण ), मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर एवं पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक के लिए 
वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), केन्द्रीय प्रमंडल , पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
मो 0 शमीम, अवर सचिव । 


6 


बिहार गजट , 10 मार्च 2010 


25 फरवरी 2010 
संख्या -6 / प्रो०-6-03 / 2008-807 / वा 0 क 0 — बिहार वित्त सेवा के निम्नलिखित पदाधिकारियों में से 
क्रमांक 1 से 8 तक कुल आठ पदाधिकारियों को वाणिज्य कर सहायक आयुक्त ( वेतनमान् रु 0 15,600-39,100 + 
ग्रेड - पे 6,600 ) कोटि से वाणिज्य कर उपायुक्त ( वेतनमान् रु 0 15,600-39,100 + ग्रेड - पे 7,600 ) कोटि में स्वीकृत 
पद पर अधिसूचना निर्गमन की तिथि से नियमित तथा क्रमांक 9 से 20 तक के कुल बारह पदाधिकारियों को 
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग , बिहार, पटना के संकल्प संख्या 7457, दिनांक 11 सितम्बर 2002 में निहित 
प्रावधान के आलोक में स्थानापन्न प्रोन्नति दी जाती है: 


क्र ० 


पदाधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापन स्थान 


मूल वरीयता 


आरक्षण 
कोटि 


सं ० 


क्रमांक 


1 


2 


3 


4 


1 


वा 0 


कर सहायक आयुक्त , 


86 


सामान्य 


श्री अजय कुमार चौरसिया , 
कदमकुआँ अंचल , पटना । 


2 


87 


सामान्य 


श्री अमरेन्द्र नारायण सिंह, वा 0 कर सहायक आयुक्त , प्रभारी, 
चम्पारण अंचल, मोतिहारी । 


3 


88 


सामान्य 


श्री गुलाम रसूल खातमी, वा ० 

कर सहायक 

सहायक आयुक्त, 
( अंकेक्षण), मुजफ्फरपुर | 
श्री रविशंकर पाल , वा o कर सहायक आयुक्त , प्रभारी, 
बिहारशरीफ अंचल , बिहारशरीफ । 


4 


90 


सामान्य 


5 


91 


सामान्य 


श्री उमेश राय, वा 0 कर सहायक आयुक्त, अन्वेषण ब्यूरो 
(मुख्यालय), बिहार , पटना । 


6 


195 


श्री विश्वनाथ पासवान , वा 0 कर सहायक आयुक्त, अन्वेषण 
ब्यूरो, दरभंगा प्रमंडल , दरभंगा । 


अनु ० जाति 


7 


198 


श्री अयोध्या पासवान , वा 0 कर सहायक आयुक्त , प्रभारी, 
पटना पश्चिमी एवं मध्य अंचल , पटना । 


अनु ० जाति 


8 


201 


श्री बजरंगी प्रसाद , वा 0 कर सहायक आयुक्त, प्रभारी, 
सीवान अंचल , सीवान । 


अनु० जाति 


9 


93 


सामान्य 


श्री संजीव रंजन, वा 0 कर सहायक आयुक्त, अन्वेषण ब्यूरो 
(मुख्यालय ), बिहार, पटना । 


10 


95 


सामान्य 


श्री संतोष कुमार सिन्हा, वा 0 कर सहायक आयुक्त, प्रभारी, 
समस्तीपुर अंचल, समस्तीपुर । 


11 


96 


सामान्य 


श्री अशोक कुमार, वा 0 कर सहायक आयुक्त, ( अंकेक्षण), 
पटना । 


12 


97 


सामान्य 


श्री हरि प्रसाद यादव , वा 0 कर सहायक आयुक्त , प्रभारी, 
जहानाबाद अंचल , जहानाबाद । 


13 


98 


सामान्य 


श्री अमरेन्द्र प्रसाद सिंह, वा 0 कर सहायक आयुक्त, अन्वेषण 
ब्यूरो, पटना पूर्वी एवं पश्चिमी प्रमंडल, पटना । 


बिहार गजट , 10 मार्च 2010 


7 


क्र ० 


पदाधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापन स्थान 


मूल वरीयता 
क्रमांक 


आरक्षण 
कोटि 


स ० 


1 


2 


3 


4 


14 


99 


सामान्य 


श्री दीपक शरण सिन्हा , वा 0 कर सहायक आयुक्त , प्रभारी, 
हाजीपुर अंचल, हाजीपुर । 


15 


100 


सामान्य 


श्री राजीव कुमार, वा 0 कर सहायक आयुक्त , सारण अंचल , 
छपरा । 


16 


कर सहायक आयुक्त 


101 


सामान्य 


श्री संजय कुमार मावंडिया , वा o 
( अंकेक्षण), पटना । 


17 


102 


सामान्य 


श्री पांडेय संतोष कृष्ण सहाय , वा 0 कर सहायक आयुक्त 
( अंकेक्षण ), पटना । 


18 


104 


सामान्य 


श्री कुमार उदय शंकर श्रीवास्तव, वा 0 कर सहायक आयुक्त , 
प्रभारी, झंझारपुर अंचल , झंझारपुर । 


19 


106 


सामान्य 


श्री प्रभात किशोर शरण, वा 0 कर सहायक आयुक्त , प्रभारी, 
बगहा अंचल , बगहा । 


20 


109 


सामान्य 


श्री वैद्यनाथ प्रसाद , वा ० कर सहायक आयुक्त , दरभंगा 
अंचल , दरभंगा । 


2. उपरोक्त सभी नव प्रोन्नत पदाधिकारी प्रोन्नति के फलस्वरूप अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर ही 
प्रोन्नत पद का प्रभार ग्रहण कर अगले आदेश तक बने रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

मो 0 शमीम , अवर सचिव । 


25 फरवरी 2010 
संख्या -6 / प्रो0-6–002 / 94 ( खंड )-808 / वा 0 क 0 — बिहार वित्त सेवा सम्वर्ग के निम्नलिखित पदाधिकारियों 
में से क्रमांक 1 से 5 तक कुल पाँच पदाधिकारियों को वाणिज्य कर उपायुक्त (वेतनमान् रु0 15,600-39,100 + 
ग्रेड - पे 7,600) कोटि से वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ( वेतनमान् रु 0 37,400-67,000 + ग्रेड - पे 8,700) कोटि में 
स्वीकृत पद पर अधिसूचना निर्गमन की तिथि से नियमित तथा क्रमांक 6 से 8 तक के कुल तीन पदाधिकारियों को 
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 7457, दिनांक 11 सितम्बर 2002 में निहित प्रावधान के 
आलोक में स्थानापन्न प्रोन्नति दी जाती है: 


पदाधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापन स्थान 


क्र ० 
सं ० 


मूल वरीयता 


आरक्षण 
कोटि 


क्रमांक 


1 


श्री पवन कुमार, वाणिज्य कर उपायुक्त ( अंकेक्षण), भागलपुर । 


47 


सामान्य 


2 


श्री दिनेश चौधरी, वाणिज्य कर उपायुक्त, बिहार, पटना । 


62 


अनु० जाति 


3 


श्री मो 0 अयूब साबिर, वाणिज्य कर उपायुक्त ( प्रभारी), पाटलिपुत्र 
अंचल, पटना । 


56 


सामान्य 


8 


बिहार गजट , 10 मार्च 2010 


पदाधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापन स्थान 


क्र ० 
सं ० 


मूल वरीयता 


आरक्षण 
कोटि 


क्रमांक 


4 


श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह , वाणिज्य कर उपायुक्त (प्रभारी), गया 
अंचल , गया । 


57 


सामान्य 


5 


60 


सामान्य 


श्री दिगम्बर प्रसाद तिवारी, वाणिज्य कर उपायुक्त (प्रभारी ), पटना 
दक्षिणी एवं कदमकुऑ अंचल , पटना । 


6 


64 


सामान्य 


श्री रविन्द्र सिंह , वाणिज्य कर उपायुक्त ( प्रभारी), भागलपुर अंचल, 
भागलपुर । 


7 


67 


सामान्य 


श्री सच्चिदानन्द झा , वाणिज्य कर उपायुक्त (प्रभारी ), पटनासिटी 
पूर्वी अंचल , पटना । 


8 


श्री संतोष कु 0 सिन्हा, वाणिज्य कर उपायुक्त , बिहार भवन, नई 
दिल्ली । 


69 


सामान्य 


2. उपरोक्त सभी नव प्रोन्नत पदाधिकारी प्रोन्नत पद पर पदस्थापन तक अपने वर्तमान पद पर कार्य 
निर्वहन करते रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

मो 0 शमीम, अवर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 51-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 10 मार्च 2010 


9 


भाग-2 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों 

द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


सं ० 9 / अं ० विविध 18 / 2008-2252 

वित्त विभाग 


संकल्प 

3 मार्च 2010 
विषय: - महालेखाकार, बिहार के स्थानीय लेखा परीक्षक द्वारा पंचायती राज संस्थानों / शहरी स्थानीय निकायों के वार्षिक लेखा 

परीक्षा प्रतिवेदनो की समीक्षा एवं इनके अनुपालन की कार्रवाई किये जाने हेतु त्रिस्तरीय समितियों का गठन । 

राज्य के पंचायतीराज संस्थानों एवं शहरी स्थानीय निकायों को एक बड़ी राशि प्रतिवर्ष प्राप्त होती है, जिनका लेखा 
परीक्षण महालेखाकार, बिहार, के पर्यवेक्षण में स्थानीय लेखा परीक्षक द्वारा की जाती है । स्थानीय लेखा परीक्षक द्वारा वार्षिक 
लेखा परीक्षा प्रतिवेदन राज्य सरकार को समर्पित किया जाता है । वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की समीक्षा / अनुपालन किये 
जाने हेतु प्रधान महालेखाकार ( लेखा परीक्षा), बिहार द्वारा उच्चस्तरीय समिति के गठन का सुझाव प्राप्त हुआ है । 

2. राज्य सरकार द्वारा प्रधान महालेखाकार ( लेखा परीक्षा), बिहार के सुझाव के आलोक में एवं प्रशासनिक 
दृष्टिकोण से निम्नलिखित त्रिस्तरीय समिति के गठन का निर्णय लिया गया है: 
1. जिला स्तरीय समिति 
I 

जिला पदाधिकारी / उप विकास आयुक्त , 


अध्यक्ष 


II 


जिला पंचायती राज पदाधिकारी 


- 


सदस्य सचिव 
(पंचायती राज संस्थाओं 


के संदर्भ में ) । 


III | जिला 


जिला मुख्यालय में अवस्थित नगर निगम / नगर पालिका के 
कार्यपालक पदाधिकारी । 


सदस्य सचिव ( शहरी 
निकायों के संदर्भ में ) । 


IV | प्रमंडल स्तर पर पदस्थापित वित्त ( अंकेक्षण ) विभाग के उप लेखा नियंत्रक 


सदस्य 


V 


- 


महालेखाकार ( लेखा परीक्षा) कार्यालय के स्थानीय लेखा परीक्षक के द्वारा 
मनोनीत प्रतिनिधि । 


सदस्य 


2. विभाग स्तर की समिति 
( क ) नगर विकास विभाग 

नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव / सचिव 


अध्यक्ष 


II 


प्रधान महालेखाकार ( लेखा परीक्षक ) के प्रतिनिधि- स्थानीय लेखा परीक्षक 


- 


सदस्य 


III सचिव (व्यय ), वित्त विभाग / मुख्य लेखा नियंत्रक 


सदस्य 


IV | विभागीय अंकेक्षण समिति के प्रभारी संयुक्त सचिव / उप सचिव 


- 


सदस्य सचिव 


10 


बिहार गजट , 10 मार्च 2010 


( ख ) पंचायतीराज विभाग 


I 


पंचायतीराज विभाग के प्रधान सचिव / सचिव 


अध्यक्ष 


II 


प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षक ) के प्रतिनिधि- स्थानीय लेखा परीक्षक 


- 


सदस्य 


III | सचिव (व्यय ), वित्त विभाग / मुख्य लेखा नियंत्रक 


सदस्य 


IV विभागीय अंकेक्षण समिति के प्रभारी संयुक्त सचिव / उप सचिव 


सदस्य सचिव 


3. उच्चस्तरीय समिति 


I 


वित्त विभाग के प्रधान सचिव 


अध्यक्ष 


II 


प्रधान महालेखाकार ( लेखा परीक्षा) 


- 


सदस्य 


III | ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव / सचिव 


- 


सदस्य 


IV | नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव / सचिव 


सदस्य 


V 


पंचायतीराज विभाग के प्रधान सचिव / सचिव 


- 


सदस्य 


VI | स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार 


सदस्य सचिव 


3. शहरी निकायों एवं पंचायतीराज संस्थानों के संदर्भ में प्राप्त अंकेक्षण कंडिकाओं / प्रतिवेदनों के निराकरण की 
समीक्षा एवं अनुपालन जिला स्तरीय समिति द्वारा कराया जायेगा । 

4. विभाग स्तर पर गठित समिति अपने - अपने विभाग से संबंधित जिला स्तरीय समिति द्वारा निष्पादित अंकेक्षण 
कंडिकाओं/ प्रतिवेदनों की समीक्षा करेगी तथा विभाग से संबंधित कंडिका यदि कोई हो , का निराकरण कराएगी । 

5. उच्चस्तरीय समिति छ: माह में एक बार बैठक कर विभाग स्तरीय समितियों एवं जिला स्तर समिति के 
कार्य - कलापों की समीक्षा करेगी और आवश्यक दिशा निर्देश देगी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
रबीन्द्र पवार, सचिव, संसाधन । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 51-571 +100 - डी टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


